Y 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 645 राँची, गुरुवार , 


8 अगस्त , 2019 ( ई ०) 


, 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
26 जुलाई , 2019 


संख्या-11/ स्था कच आ०-04/ 2009 का०-6048-- झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम , 2008 
की धारा -3( ग) एवं संशोधन अधिनियम , 2011 की धारा -3( ख ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 

हुए 
श्री सुरेन्द्र कुमार ( भा ०प्र ० से०, से ०नि ०) को सदस्य, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पद पर नियुक्त 
करते हैं । 

2. श्री सुरेन्द्र कुमार अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम 05 (पाँच ) वर्ष अथवा 
65 (पैंसठ ) वर्ष की उम्र , जो पहले हो तक सदस्य , झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के पद पर कार्यरत रह 
सकेंगे। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 645 -- 50 


